निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण 1932 ( श० ) 
( सं0 पटना 790 ) पटना , मंगलवार 21 दिसम्बर 2010 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

8 दिसम्बर 2010 
सं0 निग / सारा - 4 - (पथ ) आरोप - 106 / 10 - 16425 ( एस ) — श्री राम पुकार सिंह , तत्कालीन सहायक 
अभियंता, पथ प्रमंडल बेगुसराय द्वारा पथ प्रमंडल बेगुसराय के अन्तर्गत मंझौल – बखरी पथ के हेमनपुर में अवस्थित 
स्क्र पाईल पुल के दोनों पहुँच पथ के दोनों किनारे के दोनों रिटेनिंगवाल के बीच कराया गया ईंट सोलिंग का 
कार्य, रिटेनिंगवाल , पथ के कि0मी0 5, 6, 9 एवं 15 में कराया ईंट सोलिंग कार्य एवं प्रोटेक्शन वाल के ब्रीक वर्क से 
संबंधित कार्य में बरती गई अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक - 12167 (एस ) अनु0, दिनांक 30 अक्तूबर 2009 
एवं 6008 (एस), दिनांक 27 अपील 2010 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री राम पुकार सिंह , 
तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल बेगुसराय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक - 75, दिनांक 12 जून 2010 के 
विभागीय समीक्षा में पाया गया कि रिटेनिंग वाल का झूका होना तथा उसमें बड़ा दरार इस बात को इंगित करता है 
कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है जो उनके कार्य के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है । जिसके लिए श्री 
सिंह दोषी है । 

तदआलोक में श्री राम पुकार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल बेगुसराय के स्पष्टीकरण को 
स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं: 

(i ) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं 
(ii ) निन्दन । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 790 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


